रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.NO. D.L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 12052020-219350 

CG- DIL - E - 12052020-219350 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 121 ] 
No. 121] 


नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12 , 2020/ वैशाख 22, 1942 
NEW DELHI, TUESDAY ,MAY 12 , 2020 /VAISAKHA 22 , 1942 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग) 


(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 


सार्वजनिक सूचना 


सं . 05 / 2015-2020 
नई दिल्ली, 12 मई , 2020 


विषयः विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर परिवहन एवं विपणन सहायता ( टीएमए ) का लाभ प्राप्त करने की 
प्रक्रिया हवाई मार्ग से शिपमेंट हेतु प्रति किलोग्राम आधार पर किए गए दावों के संबंध में । 


फा . सं. 01 / 92 / 180 / 01 / एएम -20 / पीसी- VI. -वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 27.04.2020 की अधिसूचना 
सं . 17/3/2018 ईपी ( कृषि-IV ) जारी किए जाने के परिणामस्वरूप और यथा संशोधित , प्रक्रिया पुस्तक (2015–20) के 
पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा " प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 
7( क ) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 


दिनांक 27.04.2020 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि IV) को परिशिष्ट 7(क ) क में 
जोडा जाता है । 


2 . 


पैरा 7 क .03( च ) में , प्रथम वाक्य के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः 


" तथापि, दिनांक 28 अप्रैल , 2020 को अथवा इसके बाद किए गए नए आवेदनों हेतु , हवाई मार्ग द्वारा शिपमेंट के 
मामले में , दावा किलोग्राम के गुणक में उसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए किया जाना चाहिए । दिनांक 


2002GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


28 अप्रैल , 2020 से पहले प्रस्तुत किए गए आवेदनों को प्रति टन आधार से प्रति किलोग्राम आधार में संशोधित नहीं 
किया जा सकता है ।" 


एएनएफ 7 क ( क ) में अनुदेश / दिशानिर्देश की बिंदु सं. ( xi ) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


" हवाई मार्ग से निर्यातित उत्पादों हेतु सहायता निर्यात कार्गो के निवल वजन पर प्रति किलोग्राम माल भाड़े के प्रभारों 
पर आधारित होगी जिसका परिकलन पूर्ण किलोग्राम के आधार पर इसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए 
किया गया हो ।" 


4 . 


एएनएफ 7( क ) क के भाग ख के पैरा 6( ख ) का कॉलम (15) और एएनएफ 7( क ) क के अनुलग्नक ( क ) के पैरा 6( ख ) 
का कॉलम (15) हटाया जाता है । 


5 . 


एएनएफ 7( क ) क के भाग ख के पैरा 2( घोषणा / वचनबद्धता) के बिंदु (ix) और एएनएफ 7 ( क) क के अनुलग्नक ( क ) के 
पैरा 3 के बिंदु (xii) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


" यदि शिपमेंट समुद्र द्वारा किया गया है दावा फूल कंटेनर लोड (एफसीएल ) 20 फीट समतुल्य इकाई (टीईयू ) कंटेनरों अथवा 
दो टीईयू के समतुल्य 40 फीट के कंटेनरों के लिए किया गया है, यदि शिपमेंट हवाई मार्ग से किया है, किलोग्राम के 
गुणकों में ( उसके किसी अंश को ध्यान में नहीं रखते हुए किया गया है) ।" 


, 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः हवाई मार्ग से निर्यातित उत्पादों हेतु सहायता प्रति टन के बजाय प्रति किलोग्राम पर 
आधारित होगी । हवाई मार्ग से निर्यातित उत्पादों हेतु प्रति किलोग्राम आधार पर सहायता का अंतरात्मक दर दर्शाते हुए 
दिनांक 27 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि IV ) के अनुलग्नक 3 को प्रतिस्थापित किया जाता 


है । 


अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार 

एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


PUBLIC NOTICE 


No.05 / 2015-2020 


New Delhi, the 12th May, 2020 


Subject : Procedure for availing Transport and Marketing Assistance ( TMA ) on Specified Agriculture 
Products-claims to be made on per kilogram basis for the shipments by air regarding . 


F. No. 01/ 92/ 180 /01/AM -20 /PC - VI. — Consequent upon issuance of Notification No. 17/ 3/ 2018 - EP 
(Agri. IV ) dated 27.04.2020 by Department of Commerce and in exercise of the powers conferred under Paragraph 
2.04 of the Handbook of Procedures (2015-20 ) as amended , Director General of Foreign Trade hereby makes the 
following amendment(s) in Chapter 7 ( A ) of" Handbook of Procedures” , with immediate effect: 


1. Department of Commerce s Notification No.17 /3/ 2018 -EP ( Agri IV ) dated 27.04.2020 is added in 

Appendix -7 ( A ) A . 


2 . 


In para 7A.03(f), the following shall be inserted after the first sentence : 


[ HTTI — QUE 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


" However, for the fresh applications made on or after 28th April, 2020 , in case of shipment by air, claims 
should be made in the multiple of Kilograms, ignoring any fraction thereof. Applications submitted before 
28th April , 2020 cannot be modified from per ton basis to per kilogram basis ." 


3. Point (xi) of Instructions/Guidelines at ANF7 ( A ) A should be amended to read 


as follows: 


11 


Assistance for products exported by air would be based on per kilogram freight charges on net weight of 
the export cargo , calculated on the full kilogram basis , ignoring any fraction thereof." 


4 . 


Column ( 15 ) of para 6 (b ) of PART B of ANF7 ( A ) A and Column ( 15 ) of para 6 (b ) of Annexure ( A ) to 
ANF7 ( A ) A are deleted . 


5. Point ( ix ) of para 2 (Declaration /Undertakings) of PART B of ANF7 ( A ) A and Point (xii ) of para 3 of 

Annexure ( A ) to ANF 7 (A ) A should be amended to read as follows: 


" The claim is made only for Full Container Loads (FCLs) Twenty - foot Equivalent Unit ( TEU ) containers 
or forty feet containers equivalent of two TEUs in case of shipment by sea and in the multiple of 
kilograms ( ignoring any fraction thereof) in case of shipment by air ." 


Effect of the Public Notice: Assistance for products exported by air would be based on per kilogram basis 
instead of per ton . Annexure 3 to the Notification No. 17 /3/2018 -EP (Agri. IV ) dated 27th February, 2019 has been 
replaced indicating the differential rate of assistance on per kilogram basis for the products exported by air . 


AMIT YADAV , Director General of Foreign Trade 


Ex -Officio Addl. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. ALOK KUMAR 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date: 2020.05.12 18:38:31 + 05 30 


